PART I ]] 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT. 8 , 2002 ( ASVN. 16, 1924 SAKA) 


785 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा) 


भिवानी वृत 


दिनांक 16 सितम्बर, 2002 


क्रमांक 668.--- क्योंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भिवानी , लोहारू 
रोड से देवसर अप्रोच रोड तक के सड़क निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित परिक्षेत्र में 
उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित हैं । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे 
सम्बन्धित हैं । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने कर्मचारियों 
व कामकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के सहर्ष 
प्राधिकृत हैं । 


कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन 
के भीतर से अपनी आक्षेप लिखित रूप से भूमि अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, भिवानी सक्षम दायर कर सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल एकड़ में 


खसरा नं ० 


परिक्षेत्र / 
गांव 


2 


3 


4 


5 


6 


भिवानी 


भिवानी 


देवसर 


25 


0.071 


979-980-982 


( हस्ता.). .. 
अधीक्षक अभियन्ता, 
लो 0 नि 0 वि 0 ( भ 0 तथा स 0 शाखा), 

भिवानी । 


भिवानी वृत्त , 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा) हांसी 


वृत हिसार 


दिनांक 17 सितम्बर , 2002 


क्रमांक 28 - एच 0 ए0-63 -हांसी-2338.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्य पर 
किसी सार्वजनिक प्रयोजनामत निर्माण हांसी - जीन्द रोड से गांव सिसाय लिंक रोड, तहसील हांसी, जिला हिसार के लिए अपेक्षित है प्लावरां 
घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए है जिससे यह सम्बन्धित हो और उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन, भूमि अधिग्रहण कलैक्टर लो नि 0 वि 0, भवन तथा मार्ग शाखा, हिसार तथा जिला राजस्व अधिकारी 
एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर लो o नि 0 वि0, भवन तथा मार्ग शाखा, हिसार को पद द्वारा उक्त भूमि अधिग्रहण करने के लिए आदेश दिया जाता 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, भूमि अधिग्रहण अधिकारी लो 0 नि 0 वि 0, भवन तथा मार्ग शाखा, हिसार तथा उपमण्डल अधिकारी ( नागरिक ) 


786 


HARYANA GOVT . GAZ ., OCT. 8, 2002 ( ASVN. 16, 1924 SAKA) 


[ PART I 


एवं भूमि अधिग्रहण कलैन्टर, लो ० नि 0 वि 0, भवन तथा मार्ग शाखा, हिसार तथा कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल , लो 0 नि 0 वि 0, भवन तथा मार्ग 
शाखा, हांसी के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विशिष्ट विवरण 


जिला 


तहसील 


गांव एवं 


रकबा 


नम्बरान खसरा 


हदबस्त नं 0 


2 


3 


4 


5 


हिसार 


हांसी . , 


गगन खेड़ी-123 


21 . 4,5,6, 15/2 


522x40 
4840x9 
30.48 एकड़ 


22 


: 


10/2 


( हस्ता.). . .. 
१. अधीक्षक अभियन्ता, 
लो ० नि 0 वि 0 ( भवन तथा मार्ग शाखा ), 

हिसार वृत । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDINGS AND ROADS BRANCH ) 


HISSAR CIRCLE 


The 17th September, 2002 


1-63- Hansi-2338.-- Whereas, the Govermor of Haryana is satisfied that land specified below is needed 
by ule uovt. at public expense for public purpose , namely constg. link road from Hansi -Jind road to Village Sisai in 
Hisar district , Tehsil Hansi , District Hisar . It is hereby declared that the land, described in the specification below, is 
required for the aforesaid purpose . 


This declaration ismade under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all wbom itmay 
concern and under the provision of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana , P.W.I)., B. & R. 
Br., Hisar or District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Hisar is hereby directed to take orders for the 
acquisition of the said land . 


Plans of the landmay be inspected in Officer of Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D., B. & R. Br., Hisar 
or Sub Division Officer ( Civil )-cum -Land Acquisition, Hansi or Executive Engineer , Provincial Division, P.W.D., B. & 
R. Br., Hansi. 


Specification 


. 


District 


Tebsil 


Locality/ Village 


Area in Acres 


Rectangle /Khasra No. 


2 


3 


4 


5 


Hisar 


Hansi 


Gagan Kheri - 123 


522x40 


21 


4,5,6,15/ 2 


4840x9 


22 


10/2 


30.48Acres 


( Sd .)..., 


Superintending Engineer, 
Hisar Circle, P.W.D., B. & R . Branch, Hisar . 


